18 


. 


AWARA 


. . 


. 


. 


in 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 माघ, 193 6 ( श०) 


संख्या 90 राँची, शुक्रवार 


13 फरवरी, 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
11 फरवरी, 2015 


संख्या- 1/ पी0- 104/ 2014 का0 - 1236 -- मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी , झारखण्ड भवन , नई 
दिल्ली के पद पर पदस्थापित श्री उदय प्रताप सिंह , भा . प्र. से. ( झाः84 ) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक इन्हें प्रधान स्थानिक आयुक्त , झारखण्ड भवन , नई दिल्ली के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 


_ 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 13 फरवरी , 2015 


संख्या- 1/ पी0-104/ 2014 का0- 1237 -- प्रधान स्थानिक आयुक्त , झारखण्ड भवन , नई दिल्ली के पद 
पर पदस्थापित श्री डी0के0 तिवारी, भा .प्र. से. ( झा : 86 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें 
मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 


___ 2. श्री तिवारी अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव , खान एवं भूतत्व 
विभाग, झारखण्ड , राँची, खान आयुक्त , झारखण्ड , राँची एवं अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक , झारखण्ड राज्य 
खनिज विकास निगम , राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0- 104/ 2014 का0- 1238 -- प्रधान सचिव , सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन 
विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती मृदुला सिन्हा, भा . प्र. से. ( झाः86) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक इन्हें प्रधान सचिव , समाज कल्याण , महिला एवं बाल विकास विभाग , 
झारखण्ड , रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 1/ पी0 - 104/ 2014 का0- 1239 -- प्रमण्डलीय आयुक्त , पलामू प्रमण्डल, पलामू के पद पर 
पदस्थापित श्री एन0 के0 मिश्र, भा . प्र. से . ( झाः86 ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें 
नागरिक सुरक्षा आयुक्त , झारखण्ड, रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 1/ पी0- 104/ 2014 का0 - 1240 -- प्रमण्डलीय आयुक्त , कोल्हान प्रमण्डल , चाईबासा के पद पर 
पदस्थापित श्री आलोक गोयल, भा .प्र. से. ( झाः90 ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें 
सचिव , सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, झारखण्ड, रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या- 1/पी0- 104/ 2014 का0 - 1241-- सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले 
विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित डॉ प्रदीप कुमार , भा. प्र. से. ( झाः91 ) को स्थानान्तरित करते 
हुए अगले आदेश तक इन्हें सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 13 फरवरी, 2015 


संख्या- 1/ पी0-104/ 2014 का0- 1242-- सचिव, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, 
झारखण्ड, रांची के पद पर पदस्थापित श्री राजीव अरूण एक्का, भा. प्र. से. ( झाः94) को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक इन्हें सचिव , कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या- 1/ पी0- 104/ 2014 का0 - 1243 -- सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री अरूण , भा . प्र. से. ( झाः95 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें प्रमण्डलीय 
आयुक्त , कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 1/ पी0- 104/ 2014 का0- 1244 -- सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री कमल किशोर सोन, भा .प्र. से. ( झाः98) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें 
सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता 


2. श्री सोन अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ परीक्षा नियंत्रक , झारखण्ड राज्य संयुक्त 
प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0- 104/ 2014 का0- 1245 --नागरिक सुरक्षा आयुक्त , झारखण्ड, रांची के पद पर 
पदस्थापित श्री रतन कुमार , भा . प्र. से. ( झा :98) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें सचिव , 
परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


श्री कुमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव, निबंधन विभाग, झारखण्ड , राँची 
के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 


संख्या- 1/ पी0 - 104/ 2014 का0 - 1246 -- उपायुक्त , रांची के पद पर पदस्थापित श्री विनय कुमार चौबे , 
भा . प्र. से. ( झाः99 ) को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से इन्हें भा0प्र0से0 के अधिसमय 
वेतनमान रू0 37000- 67000/ - ग्रेड पे0 रू0 10000/ - में प्रोन्नति देते हुए अगले आदेश तक इन्हें सचिव , 
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 13 फरवरी , 2 0 15 


संख्या- 1/ पी0- 104/ 2014 का0- 1247-- मनरेगा आयुक्त , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री राहुल 
कुमार पुरवार, भा. प्र. से. ( झाः99 ) को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से इन्हें भा0प्र0से0 के 
अधिसमय वेतनमान रू० 37000 - 67000 /- ग्रेड पे0 रू0 10000 /-में प्रोन्नति देते हुए अगले आदेश तक इन्हें 
प्रबंध निदेशक , झारखण्ड ऊर्जा वितरण एवं उत्पादन निगम लिमिटेड, राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 1/ पी0 - 104/ 2014 का0 - 1248-- उपायुक्त , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री सुनील कुमार , 
भा . प्र. से . ( झाः99 ) को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से इन्हें भा0प्र0से0 के अधिसमय 
वेतनमान रू0 37000 - 67000/- ग्रेड पे0 रू0 10000 /- में प्रोन्नति देते हुए अगले आदेश तक इन्हें प्रबंध 
निदेशक, संचरण निगम लिमिटेड , रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 1/ पी0 - 104/ 2014 का0 - 1249-- उपाध्यक्ष, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार , रांची के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती बीना श्रीवास्तव, भा .प्र. से. ( झाः99) को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 
इन्हें भा0प्र0से0 के अधिसमय वेतनमान रू0 37000 -67000/ - ग्रेड पे0 रू० 10000/ - में प्रोन्नति देते हुए 
अगले आदेश तक इन्हें उपाध्यक्ष, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार , रांची के पद को उत्क्रमित करते हुए उक्त 
पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 1/ पी0- 104/ 2014 का0- 1250-- निदेशक, भू- अर्जन एवं भू- अभिलेख , झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्री हंस राज सिंह , भा .प्र. से. ( झाः99) को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण किय जाने की तिथि से 
भा0प्र0से0 के अधिसमय वेतनमान रू0 37000-67000/ - ग्रेड पे0 रू0 10000/ - में प्रोन्नति देते हुए अगले 
आदेश तक इन्हें राज्य परियोजना निदेशक , सर्वशिक्षा अभियान, झारखण्ड, राँची के पद को उत्क्रमित 
करते हुए उक्त पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 1/ पी0 -104/ 2014 का0- 1251 -- उपायुक्त , खूटी के पद पर पदस्थापित श्री समसोन सोय , 
भा. प्र. से. ( झाः99 ) को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से इन्हें भा0प्र0से0 के अधिसमय 
वेतनमान रू0 37000 - 67000 /- ग्रेड पे0 रू० 10000/- में प्रोन्नति देते हुए अगले आदेश तक इन्हें सचिव , 
आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 13 फरवरी, 2015 


संख्या- 1/ पी0-104/ 2014 का0- 1252-- राज्य परिवहन आयुक्त , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री 
फिदेलिस टोप्पो, भा . प्र. से. ( झाः99) को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से इन्हें भा0प्र0से0 के 

अधिसमय वेतनमान रू० 37000 -67000/ - ग्रेड पे0 रू0 10000/ - में प्रोन्नति देते हुए अगले आदेश तक इन्हें 
प्रमण्डलीय आयुक्त , संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 1/ पी0-104 / 2014 का0 - 1253 -- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित 
श्री जे0 पी0 लकड़ा, भा. प्र. से. ( झाः99 ) को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से इन्हें 
भा0प्र0से0 के अधिसमय वेतनमान रू0 37000 -67000 / - ग्रेड पे0 रू0 10000/ - में प्रोन्नति देते हुए अगले 
आदेश तक इन्हें प्रमण्डलीय आयुक्त , पलामू प्रमण्डल , पलामू के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या - 1/ पी0- 104/ 2014 का0- 1254 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री सुधांशु भूषण बरवार , भा. प्र. से. 
( झाः99 ) को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से इन्हें भा0प्र0से0 के अधिसमय वेतनमान 
रू0 37000-67000 /- ग्रेड पे0 रू0- 10000 / - में प्रोन्नति देते हुए अगले आदेश तक इन्हें सचिव , आवास 
विभाग, झारखण्ड, रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 1/ पी0-104/ 2014 का . . 1255 --निदेशक , प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री जीतवाहन उरांव, भा. प्र. से. ( झाः2001 ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार 
तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे | 


संख्या- 1/ पी0- 104 / 2014 का . - 1256-- अपर निदेशक , श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची के पद 
पर पदस्थापित श्री कमल शंकर श्रीवास्तव , भा .प्र. से. ( झाः2002) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार, 13 फरवरी, 20 15 
संख्या- 1/ पी0-104/ 2014 का0 - 1257 -- उपायुक्त , गढ़वा के पद पर पदस्थापित श्री मनीष रंजन , 
भा . प्र. से. ( झाः2002) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें निदेशक , माध्यमिक शिक्षा, मानव 
संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 1/ पी0-104/ 2014 का0 - 1258 -- संयुक्त सचिव , नगर विकास विभाग, झारखण्ड , रांची के पद 
पर पदस्थापित श्री विजय कुमार सिंह , भा . प्र. से. ( झाः2003) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
इन्हें मनरेगा आयुक्त , झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 1/ पी0- 104 / 2014 का0 - 1259 --उपायुक्त , धनबाद के पद पर पदस्थापित प्रशांत कुमार , 
भा . प्र. से. ( झाः2004) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , 
राँची नगर निगम के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । । 


संख्या- 1/ पी0- 104 / 2014 का0- 1260 -- उपायुक्त , कोडरमा के पद पर पदस्थापित श्री के0 रविकुमार , 
भा . प्र. से. ( झाः2004) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें अपर सचिव, ग्रामीण विकास 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 1/ पी0 - 104/ 2014 का0- 1261 -- परियोजना निदेशक , सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर के पद 
पर पदस्थापित श्री के0 श्रीनिवासन, भा. प्र. से. ( झाः2005 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट - 2, 1974) के अन्तर्गत इन्हें पलामू जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त 
नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट- 2, 1974) के अन्तर्गत 
जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


संख्या- 1/ पी0- 104 / 2014 का0 - 1262--उपायुक्त , पलामू के पद पर पदस्थापित श्री कृपानन्द झा , 
भा . प्र. से. ( झाः2005) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट- 2, 1974 ) 
के अन्तर्गत इन्हें धनबाद जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश 
दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट - 2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त 
शक्तियों का उपयोग करेंगे | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 13 फरवरी, 2 0 15 


2. श्री झा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ बन्दोबस्त पदाधिकारी, धनबाद के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0 - 104 / 2014 का0- 1263 -- अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड , रांची के पद 
पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार, भा . प्र. से. ( झाः2006 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक दण्ड 
प्रक्रिया संहिता ( एक्ट- 2, 1974) के अन्तर्गत इन्हें राँची जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त 
किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट- 2, 1974) के अन्तर्गत जिला 
दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


संख्या- 1/ पी0 - 104/ 2014 का0- 1264 -- उपायुक्त , दुमका के पद पर पदस्थापित श्री हर्ष मंगला , 
भा . प्र. से. ( झाः2008) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हे निदेशक , भू- अर्जन, भू- अभिलेख 
एवं परिमाप, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 1/ पी0 - 104/ 2014 का0- 1265 -- उपायुक्त , लातेहार के पद पर पदस्थापित श्री मुकेश कुमार , 
भा . प्र. से. ( झाः2009 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट- 2, 1974 ) 
के अन्तर्गत इन्हें हजारीबाग जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश 
दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट- 2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त 
शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


संख्या- 1/ पी0-104/ 2014 का0 - 1266-- उपायुक्त , रामगढ़ के पद पर पदस्थापित श्री अबु इमरान , 
भा . प्र. से. ( झाः2010) अगले आदेश तक के लिए कार्मिक , प्र0 सु0 तथा राजभाषा विभाग में योगदान 
करेंगे । 


संख्या- 1/ पी0-104/ 2014 का0- 1267 -- उपायुक्त , लोहरदगा के पद पर पदस्थापित श्री राजीव रंजन , 
भा. प्र. से. ( झाः2010 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें संयुक्त सचिव , खाद्य, सार्वजनिक 
वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार, 13 फरवरी, 20 15 
संख्या- 1/ पी0-104/ 2014 का . . 1268 -- उप विकास आयुक्त , राँची के पद पर पदस्थापित श्री राहुल 
कुमार सिन्हा, भा . प्र. से. ( झाः2011) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 
( एक्ट- 2, 1974) के अन्तर्गत इन्हें दुमका जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है 
एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट - 2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को 
प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे | 


संख्या- 1/ पी0 -104 / 2014 का . . 1269-- उप विकास आयुक्त , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री 
राय महिमापत रे, भा . प्र. से. ( झाः2011) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 
( एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत इन्हें लातेहार जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता 
है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट- 2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी 
को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


संख्या- 1/ पी0-104 / 2014 का . . 1270 -- उप विकास आयुक्त , लोहरदगा के पद पर पदस्थापित श्री 
छवि रंजन , भा .प्र. से. ( झाः2011) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 
( एक्ट- 2, 1974) के अन्तर्गत इन्हें कोडरमा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता 
है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट- 2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी 
को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे | 


संख्या- 1/ पी0 - 104/ 2014 का . . 1271-- उप विकास आयुक्त , सिमडेगा के पद पर पदस्थापित श्री 
ए0 दोड्डे , भा. प्र. से. ( झाः2011) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट . 
2, 1974) के अन्तर्गत इन्हें रामगढ़ जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं 
निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट- 2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को 
प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


संख्या- 1/ पी0 - 104 / 2014 का . . 1272-- उप विकास आयुक्त, खूटी के पद पर पदस्थापित श्री 
मंजूनाथ भजन्त्री, भा. प्र. से. ( झाः2011) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 
( एक्ट- 2, 1974 ) के अन्तर्गत इन्हें लोहरदगा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 13 फरवरी, 2015 


है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट - 2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी 
को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


संख्या- 1/ पी0 - 104/ 2014 का . . 1273 -- उप विकास आयुक्त , रामगढ़ के पद पर पदस्थापित 
राजेश्वरी बी. , भा . प्र. से. ( झाः2011 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 
( एक्ट - 2, 1974) के अन्तर्गत इन्हें गढ़वा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है 
एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट- 2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को 
प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


संख्या- 1/ पी0- 104/ 2014 का . . 1274 -- उप विकास आयुक्त , जामताड़ा के पद पर पदस्थापित श्री 
बाघमारे प्रसाद कृष्ण , भा .प्र. से. ( झाः2011) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया 
संहिता ( एक्ट- 2, 1974) के अन्तर्गत इन्हें छूटी जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया 
जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट- 2, 1974) के अन्तर्गत जिला 
दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 90 – 50 | 


